(56) रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह अथर्ववेदीय परंपरा की उपनिषद्‌ है । इसके पूर्वतापनी और उत्तरतापिनी-नामक 
दो भेद हैं| कुछ विद्वानों ने इन्हें एक ही उपनिषद्‌ माना है और कुछ ने दो अलग-अलग 
उपनिषदे कहा हैं | हमने उन दोनों को अलग-अलग मानकर ही यहाँ उनका निवेश किया है । 
इस पूर्वतापनी को पाँच खण्डो में बाँटा गया है जिन्हें 'उपनिषत्‌' क्रम से रखा गया हैं । इसमें 
कहा गया है कि जिस अनन्त, नित्यरूप और आनन्दमय चिदात्मा में योगी लोग रमण करते 
हैं उस पञ्जह्म को ही “राम' कहा जाता है । चिन्मय, अतुलनीय, अखण्ड और देहरहित ऐसे 
ब्रह्म के रूप की कल्पना तो केवल उपासको के लिए ही की जाती है। और केवल उपासना 
के ही लिए उसमें ख्री-पुरुष की, हाथ-पैर आदि अवयवों की, अलंकार-वाहन-सैन्य की 
कल्पना की जाती है । राममंतर बरह्मा से लेकर समग्र जगत्‌ का वाचक है । मंत्र का अर्थ है-- 
मन्‌ - मनन करना और त्र = त्राण अर्थात्‌ रक्षण करना, अर्थात्‌ जो मनन करने से रक्षण करता 
है, वह मंत्र है | मत्र-सिद्धि के लिए यंत्र आवश्यक है । जिस तरह एक वटबीज में विशाल 
वटवृक्ष निहित रहता है, उसी तरह राममंत्र में सारा चराचर जगत्‌ निहित है । 


९७ 


शान्तिपाठ: 
ॐ भद्रं कर्णेभिः...... देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (अथर्वशिर उपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमोपनिषत्‌ 
चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ । 
रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः ॥॥॥ 
स॒ राम इति लोकेषु विद्वद्भिः प्रकटीकृतः । 
राक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोद्रेकतोऽथवा ॥2॥ 
चिदानन्दस्वरूप महाविष्णु हरि ने दशरथ के यहाँ रघुकुल में जन्म लिया और धरती पर अवतरित 
वह परमात्मा सबको आनन्द देने लगे | विद्वानों ने उनको “राम” ऐसा नाम देकर प्रसिद्ध किया, जिनके 
द्वारा राक्षस मरण-शरण हो जाते हैं | अथवा यह कहें कि वे अपने ही प्रभाव के कारण इस धरती पर 
राम नाम से प्रसिद्ध हुए । 
रामनाम भुवि ख्यातमभिरामेण वा पुनः । 
राक्षसान्मर्त्यरूपेण राहुर्मनसिजं यथा ॥3॥ 
प्रभाहीनांस्तथा कृत्वा राज्याहांणां महीभृताम्‌ । 
धर्ममार्ग चरित्रेण ज्ञानमार्ग च नामतः ॥4॥ 


प्रथमोपनिषत्‌] रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ (56) 


तथा ध्यानेन वैराग्यमैश्वर्य स्वस्य पूजनात्‌ । 

तथा रात्यस्य रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्वतः ॥5॥ 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 6॥ 


अथवा कुछ लोगों ने उन्हें इस पृथ्वी पर अभिरंजन करते हुए जानकर राम” ऐसा नाम दिया है । 

जैसे राहु मनसिज को (चन्द्रमा को) तेजोहीन बना देता है, वैसे ही उन्होंने मानवरूप में राक्षसों को 
तेजोहीन बना दिया है, इसलिए भी कुछ लोग इन्हें 'राम' शब्द से पुकारते हैं । कुछ लोगों के अभिप्राय 
से राज्य करने योग्य राजाओं को तेजोहीन बनाकर अपने आदर्श चरित्र से धर्म का, और अपने नाम 
से ज्ञान का मार्ग बताने से वे राम नाम से प्रसिद्ध हुए है । जो ध्यान से वैराग्य प्रदान करते हैं और अपने 
पूजन से ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं, इसीलिए इस धरती पर उनको राम नाम की ख्याति मिली होगी । 
परन्तु वास्तव में बात यह है कि इस अनन्त, नित्यानन्द, चिदात्मा में योगी लोग रमण करते हे, सदा 
तल्लीन रहते हैं इसीलिए उन्हें “राम' नाम से पहा ही कहा जाता है । 

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । 

उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥7॥ 


यद्यपि चित्स्वरूप परमात्मा अद्वितीय है, निष्कल (भेदरहित) है, अशरीरी है, फिर भी उपासकों 
के कार्य के लिए ऐसे ब्रह्म की भी रूपादि कल्पना की जाती है । 


रूपस्थानां देवतानां पुंस्त्रयङ्गास्त्रादिकल्पना । 
द्विचत्वारिषडष्टानां दश द्वादश षोडश ॥8॥ 
अष्टादशामी कथिता हस्ताः शङ्खादिभिर्युताः । 
सहस्त्रान्तास्तथा तासां वर्णवाहनकल्पना ॥9॥ 
शक्तिसेनाकल्पना च ब्रह्माण्येवं हि पञ्चधा । 
कल्पितस्य शरीरस्य तस्य सेनादिकल्पना ॥ 0॥ 
पूर्वोक्त स्वरूप वाले ब्रह्म में रूपवाले देवों की, पुरुष की, स्री की, हस्तपादादि अंगों की, बाणादि 
हथियारों की कल्पना की जाती है। परमात्मा के तरह-तरह के आकार वाले रूपों में दो, चार, छः, 
आठ, दस, बारह और सोलह हाथों की कल्पना की जाती है। अठारह हाथों की भी कल्पना की गई 
हैं। ये सभी हाथ शंख आदि से युक्त कहे गये हैं | प्म के विराट्‌ रूप धारण करने पर तो वे हाथ 
हजारों की संख्या में हो जाते हैं | परमात्मा के इन सभी विग्रहों में (रूपों में) विविध वाहन, विविध वर्ण 
कल्पित किए गए हैं । तरह-तरह की सेनाओं और शक्तियों की भी कल्पना की जाती है । पज्ह्म में पाँच 
प्रकार के देवों की अर्थात्‌ विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश की कल्पना के साथ उनकी अलग 
सेनादि की भी कल्पना की गई है। 
ब्रह्मादीनां वाचकोऽयं मन्त्रोडन्वर्थादिसंज्ञकः । 
जप्तव्यो मन्त्रिणा नैवं विना देवः प्रसीदति ॥।।॥ 
क्रियाकर्मेज्याकर्तृणामर्थ मन्त्रो वदत्यथ । 
मननात्त्राणनान्मन्त्रः सर्ववाच्यस्य वाचकः ॥॥ 2॥ 
ब्रह्म से लेकर चराचर का वाचक यह राममन्त्र अन्वर्थक (सार्थक) ही है | इसलिए मन्त्र को 


582 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


(मन्त्र में दीक्षित होकर) इसका जाप करना चाहिए | इसके बिना तो देव प्रसन्न नहीं होते । मन्त्र का 
विधिपूर्वक अनुष्ठान और हवनादि करने वाले साधक को मन्त्र अभीष्ट की सिद्धि प्रदान करता है । मनन 
करने से त्राण (रक्षण) करता है, इसलिए वह 'मनत्र' नाम से कहा जाता है । 
सोऽभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्त्रकल्पना । 
विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥॥ 3॥ 
इति प्रथमोपनिषत्‌ । 


N+ 


यह मन्त्र अभयदाता रामरूप पर्रह्म देव के विग्रह (यंत्र) का मन्त्र है । परन्तु यंत्र (विग्रह) के 
बिना केवल मन्त्र की ही उपासना की जाए तो देव प्रसन्न नहीं होते । 
यहाँ प्रथमोपनिषत्‌ पूरी हुई । 


द्वितीयोपनिषत्‌ 


स्वर्भूज्यॉतिर्मयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते । 
जीवत्वेन समो यस्य सृष्टिस्थितिलयस्य च ॥।॥ 
कारणत्वेन चिच्छक्त्या रजःसत्त्वतमोगुणैः । 
यथैव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महान्‌ द्रम: ॥2॥ 
तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढा मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिस्त्र एव चेति ॥३॥ 
इति द्वितीयोपनिषत्‌ । 
Ro 
परमात्मा स्वयंभू हैं अर्थात्‌ अपने आप उत्पन्न होते हैं| वे स्वयं प्रकाशरूप हैं। वे अनन्त 
रूपवाले हैं और अपने आप प्रकाशित होते रहते हैं | अपनी व्यापक चैतन्य शक्ति से वे सभी में समान 
जीवरूप से स्थित हैं । और अपनी चित्‌ शक्ति से इस जगत्‌ के सर्जन, स्थिति और प्रलय में सत्त्व, 
रजस्‌ और तमोगुण द्वारा निमित्त बनते हैं जिस प्रकार वट के छोटे से बीज में विशाल वटवृक्ष विद्यमान 
रहता है, वैसे ही इस रामबीज में सचराचर संपूर्ण विश्व विद्यमान ही रहता है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
की तीनों शक्तियाँ इस रकार (रेफ) के ऊपर (राम शब्द के रकार पर) अवस्थित हैं | सर्जन-पालन-संहार 
की तीनों शक्तियाँ 'र'कार में निहित है । 


यहाँ द्वितीयोपनिषत्‌ पूरी हुई । 
र 
तृतीयोपनिषत्‌ 


सीतारामौ तन्मयावत्र पूज्यौ जातान्याभ्यां भुवनानि द्विसप्त । 
स्थितानि च प्रहितान्येव तेषु ततो रामो मानवो माययाऽधात्‌ ॥॥ 


चतुर्थोपनिषत] रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ (56) 583 
जगत्प्राणायात्मनेऽस्मै नमः स्यान्नमस्त्वैक्यं प्रवदेत्प्राग्गुणेनेति ॥2॥ 
इति तृतीयोपनिषत्‌। 


Rr 
i+ 


इस “राम' शब्द में पूजनीय राम और सीता-दोनों विद्यमान हैं । इन दोनों से ही ये चौदह भुवन 
उत्पन्न हुए हैं, इन दोनों के आधार पर ही वे सब अवस्थित रहे हैं और इन दोनों में ही वे सब विलीन 
होते हं । इसलिए पह्म न॑ हीं (राम ने ही) माया-शक्ति से मानवदेह धारण किया है । जगत्‌ के 
प्राणात्मा एसे विश्वात्मा राम को नमस्कार है। नमस्कार के बाद भी उनके साथ ऐक्यभाव को अर्थात्‌ 
गुणों से परे होने वाले ऐक्यभाव को व्यक्त करना चाहिए (अर्थात्‌ 'मैं ही राम हूँ) ऐसा दृढतापूर्वक 
आवाहन करे) । 
यहाँ तृतीय उपनिषत्‌ पूरी हुई । 
चतुर्थोपनिषत्‌ 
जीववाची नमो नाम चात्मा रामेति गीयते । 
तदात्मिका या चतुर्थी तथा चायेति गीयते ॥॥ 
मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाच्यः स्याद्योग एतयोः । 
फलदश्चैव सर्वेषां साधकानां च संशयः ॥2॥ 


यथा नामी वाचकेन नाम्नो योऽभिमुखो भवेत्‌। 
तथा बीजात्मको मन्त्रो मन्त्रिणोऽभिमुखो भवेत्‌ ॥3॥ 


'रामाय नमः? इस मन्त्र मे जो 'नमः' शब्द है, वह जीववाची है, और राम शब्द आत्मावाची 
है । उसमें जो 'आय' चतुर्थवाची है, वह दोनों को (जीव-आत्मा को) जोड़ने वाला है | दोनों एक हो 
जाते हैं। यह पूरा मन्त्र वाचक है और राम इसके वाच्य हैं । इन दोनों का योग (वाच्य-वाचक का 
योग - एकता) ही सभी साधकों को फलदायक होती है, इसमें कोई संशय नहीं है | जैसे नाम के 
वाचक से नामी उपस्थित होता है, इसी तरह मन्त्रजप करने वाले के सामने मन्त्र उपस्थित हो जाता है । 


बीजशक्तिं न्यसेहक्षवामयोः स्तनयोरपि । 

कीलो मध्ये विना भाव्यः स्ववाञ्छाविनियोगवान्‌ ॥4॥ 

सर्वेषामेव मन्त्राणामेष साधारणः क्रमः । 

अत्र रामोऽनन्तरूपस्तेजसा वह्लिना समः ॥5॥ 

स त्वनुष्णगुविश्वश्चेदग्नीषोमात्मकं जगत्‌। 

उत्पन्नः सीतया भाति चन्द्रश्नन्द्रिकया यथा ॥6॥ 

इस मन्त्र के बीज 'रां' और इसकी शक्ति मां! का क्रमशः दक्षिण और वाम स्तन पर न्यास करना 

चाहिए। और इस मन्त्र के कीलक 'यं' का हृदय पर न्यास करना चाहिए। अपनी मनोवांछित 
कामनाओं की पूर्ति के लिए इसका विनियोग करने वाले के लिए यह आवश्यक है। सभी मत्रों का 
यह एक सामान्य क्रम है । यहाँ, इस मन्त्र के ध्यान में श्रीराम अनन्तरूप वाले और तेज में अग्नि के 
समान हैं । वह राम जब अनुष्णगु (सौम्यप्रभा) के साथ विश्वरूप में (विराट्‌ रूप में) संयुक्त होते हैं, तब 


584 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


यह अग्नि-सोमात्मक (ख्रीपुरुषात्मक) जगत्‌ उत्पन्न होता हैं । ये रामजी, जैसे चन्द्र के साथ चन्द्रिका 
शोभित होती है, वैसे ही शोभित होते हैं। 

प्रकृत्या सहितः श्यामः पीतवासा जटाधरः । 

द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुर्धरः ॥7॥ 

प्रसन्नवदनो जेता धृष्ट्यष्टकविभूषितः । 

प्रकृत्या परमेश्वर्या जगद्योन्याङ्किताङ्क भृत्‌ ॥8॥ 

अपनी प्रकृति - सीताजी के साथ वे श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, जटाधारी, दो हाथ वाले, कुण्डल 

पहने हुए, रत्नमालाओं को धारण किए हुए धीर धनुष्यधारी भगवान्‌ रामजी बड़े ही प्रसन्नवदन हैं 
अणिमादि आठ सिद्धियों से युक्त हैं, विजयी हैं वे अपनी परमेश्वरी प्रकृतिरूप जगदम्बा सीता के द्वारा 
शोभायमान अंकवाले हैं । (“धृष्टि आदि मंत्रियों से घिरे हुए--ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है) | 


हेमाभया द्विभुजया सर्वालङ्कृतया चिता । 

श्लिष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः ॥9॥ 

दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । 

हेमाभेनानुजेनैव तथा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥।0॥ 

सुवर्ण की-सी कान्तिवाली, दो हाथवाली, सर्वालंकारों से विभूषित, कमलधारिणी चितिशक्ति से 

और दक्षिण भाग में हाथ में धनुष-बाण लिए हुए और सुवर्ण जैसी कान्तिवाले छोटे भाई लक्ष्मण से 
संश्लिष्ट हाकर वे कौसल्यानन्दन श्रीराम एक त्रिकोण की-सी आकृति में शोभित होते हैं | (एक त्रिकोण 
की आकृति इस तरह बन जाती है)। 

तथैव तस्य मन्त्रस्य यस्याणुश्च स्वङेन्तया । 

एवं त्रिकोणरूपं स्यात्तं देवा ये समाययुः ॥। ॥ 

स्तुतिं चक्रुश्च जगतः पतिं कल्पतरौ स्थितम्‌ । 

कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च ॥।2॥ 

नमो वेदादिरूपाय ओङ्काराय नमो नमः । 

रमाधराय रामाय श्रीरामायात्ममूर्तये ॥] 3॥ 

जानकीदेहभूषाय रक्षोघ्नाय शुभाड़िने । 

भद्राय रघुवीराय दशास्यान्तकरूपिणे ॥। 4॥ 


जिस तरह राम-लक्ष्मण-सीता त्रिकोण की तरह स्थित हैं, उसी तरह इस मन्त्र में होते हैं । जैसे 
राम की अपेक्षा लक्ष्मण (छोटा होने से) अणुत्व है और जैसा राममन्त्र है, वही लक्ष्मणमस्र है। इसी 
कार सीतामंत्र भी तो राममन ही है। इन तीनों का चतुर्थी विभक्ति में, रूप, मन्त्र और स्वाकार बीज 
जैसा ही होता है | इस प्रकार ्रिकोणाकृति बनाए हुए राम जी के पास एकबार देव लोग आए और 
कल्पतरु के नीचे बैठे हुए उन जगत्पति की इस प्रकार स्तुति करने लगे--“यथेच्छ रूप धारण करने 
वाले मायायुक्त रामचन्द्र जी को नमस्कार है । वेदादिस्वरूप, प्रणवरूप को नमस्कार ही नमस्कार है। 
रमाधर-सीतापति आत्मरूप भगवान्‌ श्रीराम को नमस्कार है | जानकी के देहरूपी आभूषणवाले, रक्षसं 


को मारने वाले, शोभायमान अंगों वाले, कल्याणकारी, दस मस्तक वाले रावण के कालस्वरूप भगवान्‌ 


रघुवीर को नमस्कार है | 


। 
। 


| 
| 
4 


चतुर्थोपनिषत] रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ (56) 585 


रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 

भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते ॥] 5॥ 
त्वमैश्वर्य दापयाथ सम्प्त्याश्वरिमारणम्‌। 

कुर्विति स्तुत्य देवाद्यास्तेन सार्ध सुखं स्थिताः ॥। 6॥ 


ह हे रामभद्र ! हे महाधनुर्धर ! हे रघुवीर ! हे नरोत्तम ! हे रावणसंहारक ! आप हमारी रक्षा करें 
५. और अपने से जुड़ी सम्पदा हमें दें । आप हमें सम्पत्ति दिलाएँ | परन्तु अब तो पहले शीघ्र ही हमारे 
शत्रुओं का विनाश करें । इस प्रकार स्तुति करके देव आदि उनके साथ सुखपूर्वक रहे | 
स्तुवन्त्येवं हि ऋषयस्तदा रावण आसुरः । 
रामपत्नीं वनस्थां यः स्वनिवृत्त्यर्थमाददे ॥।7॥ 
स रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच्च रावणः । 
तङ््याजेनेक्षितुं सीतां रामो लक्ष्मण एव च ॥ 8॥ 
विचेरतुस्तदा भूमौ देवीं संदृश्य चासुरम्‌। 
हत्वा कबन्धं शबरीं गत्वा तस्याज्ञया तया ॥।9॥ 
पूजितो वायुपुत्रेण भक्तेन च कपीश्वरम्‌ । 
आहूय शंसतां सर्वमाद्यन्तं रामलक्ष्मणौ ॥20॥ 
देवों के समान ऋषियों ने भी इस प्रकार स्तुति की है--जब असुर कुलोत्पन्न रावण अपने विनाश 
के लिए वन में निवास करती हुई राम की पत्नी सीता को उठाकर ले गया था । रामपत्नी का “र” और 
'वन' दोनों मिलकर “रावण” होता है, अतएव उसका नाम रावण पड़ा | अथवा रावात्‌ (रुलाने से) 
दूसरों को रुलाने से उसका नाम रावण पड़ा | (अथवा “रावात्‌' बड़ा भारी र (शोर) करने से उसका 
नाम रावण पड़ा) । अत: सीता की खोज के लिए जब राम और लक्ष्मण धरती पर घूमने लगे तब 
उन्होंने कबन्ध नाम के राक्षस का संहार किया । बाद में (मरते हुए) उस राक्षस के निदेंशानुसार वे दोनों 
देवी शबरी के पास गये | वहाँ वे शबरी के द्वारा पूजित हुए | बाद में वे आगे बढ़े, वायुपुत्र हनुमान 
जी ने उनकी पूजा की । फिर हनुमान ने कपीश्वर सुग्रीव को बुलाया तब राम-लक्ष्मण ने उनके समक्ष 
आदि से लेकर अन्ततक वृत्तांत सुनाया । 
स॒ तु रामे शङ्कितः सन्त्त्ययार्थं च दुन्दुभेः । 
विग्रहं दर्शयामास यो रामस्तमचिक्षिपत्‌ ॥2।॥ 
सप्त सालान्विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा । 
तेन हृष्टः कपीन्द्रोऽसौ सरामस्तस्य पत्तनम्‌ ॥22॥ 
जगामागर्जदनुजो वालिनो वेगतो गृहात्‌ । 
तदा वाली निर्जगाम तं वालिनमथाहवे ॥23॥ 
सुग्रीव ने राम की वीरता पर शंका करते हुए उस शंका के निवारण के लिए दुन्दुभि नाम के राक्षस 
का बड़ा भयंकर शरीर उन्हें दिखाया । राम ने उसे देखते-ही-देखते दूर फेंक दिया । उन्होंने अपने बाण से 
सात साल-वृक्षों को शीघ्र एक साथ भेद दिया। और कपिराज सुग्रीव भी प्रस होकर राम के साथ js 
के नगर में गया । वहाँ जाकर बाली के उस छोटे भाई सुग्रीव ने-बड़ी ललकार की । उनकी ललकार 
सुनकर बाली अतिवेग से अपने घर से बाहर निकला और उसके बाद उस बालौ को युद्ध में- 


586 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


निहत्य राघवो राज्ये सुग्रीवं स्थापयेत्ततः । 

हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदोऽधुना ॥2 4॥ 

आदाय मैथिलीमद्य ददताश्चाशु गच्छत । 

ततस्ततार हनुमानब्धिं लङ्कां समाययौ ॥2 5॥ 
- मारकर राघव श्रीराम ने सुग्रीव को राजसिंहासन पर बिठाया । इसके बाद तुरन्त सुग्रीव a को 
बुलाकर कहा-- तुम सब सभी दिशाओं को जानने वाले हो अतः अभी तुरन्त प्रस्थान कर मैथिली को 
खोजकर श्रीराम को सौंप दो | जाओ |” इसके बाद हनुमान ने सागर को पार किया और वे लंका में 
पहुँचे | 

सीतां दृष्ट्वाऽसुरान्हत्वा पुरं दग्ध्वा तथा स्वयम्‌ । 

आगत्य रामेण सह न्यवेदयत तत्त्वतः ॥26॥ 

तदा रामः क्रोधरूपी तानाहूयाथ वानरान्‌ । 

तैः सार्धमादायास्त्राणि पुरीं लङ्कां समाययौ ॥2 7॥ 

लंका में पहुँचकर हनुमान ने सीता को देखा । और राक्षसों को मारकर, लंका को जलाकर, स्वयं 

वापस आकर राम को पूरा वृत्तान्त अच्छी तरह से सुनाया । तब अत्यन्त क्रोधित होकर राम ने उन 
वानरों को बुलाकर उनके साथ शस्रास्रों को लेकर लंकापुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया । 


तां दृष्टवा तदधीशेन सार्ध युद्धमकारयत्‌ । 

घटश्रोत्रसहसराक्षजिदभ्यां युक्तं तमाहवे ॥2 8॥ 

हत्वा विभीषणं तत्र स्थाप्याथ जनकात्मजाम्‌ । 

आदायाङ्कस्थितां कृत्वा स्वपुरं तैर्ज॑गाम सः ॥2 9॥ 

लंका की ठीक तरह से जाँच-पड़ताल करके श्रीराम ने लंकाधीश के साथ युद्ध शुरू कर दिया | 

इस युद्ध में रावण के भाई घरश्रोत्र (कुम्भकर्ण) और पुत्र सहस्राक्षजित्‌ (मेघनाद) सहित रावण का 
उन्होंने संहार किया और विभीषण को लंका की राजगद्दी पर स्थापित करके और जनकात्मजा सीता को 
लाकर, अपने वामभाग में बिठाकर उन्‍होंने अपने नंगर के के लिए प्रस्थान किया । 

ततः सिंहासनस्थः सन्‌ द्विभुजो रघुनन्दनः । 

धनुर्धरः प्रसन्नात्मा सर्वाभरणभूषितः ॥30॥ 

मुद्रां ज्ञानमयीं याम्ये वामे तेजःप्रकाशिनीम्‌ । 

चत्वा व्याख्याननिरतश्चिन्मयः परमेश्वर: ॥३॥। 


तदनन्तर दो हाथ वाले रघुनन्दन राम जी अयोध्या के राजसिंहासन बैठे । धनुर्धारी, प्रसन्नचित्त, 

सभी अलंकरणों से विभूषित दक्षिण हाथ से शानमुद्रा लिए हुए हैं, और वाम हाथ से तेज:-प्रकाशिनी 
धनुर्मुद्रा को लिए वह सच्चिदानन्द परमेश्वर व्याख्यानमुद्रा में विराजित हैं। 

उदग्दक्षिणयो: स्वस्य शत्रुघ्नभरतौ ततः । 

हनू तं च श्रोतारमग्रतः ॥32॥ 

भरत धस्तु सुग्रीवं शत्रुघ्नाधो विभीषणम्‌ । 

पश्चिमे लक्ष्मणं तस्य धृतच्छत्र सचामरम्‌ ॥3 3॥ 

तदधस्तौ तालवृन्तकरौ त्र्यस्रं पुनर्भवेत्‌ । 

एवं षट्कोणमादौ स्वदीघघाड़िरेषु संयुतः ॥3 4॥ 


चतुर्थोपनिषत्‌] रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ (56) 
अ भगवान्‌ श्री राम की बाँयीं और दायीं ओर क्रमशः शत्रुघ्न और भरत बैठे हुए हैं । इस तरह बने हुए 
ॐ ब भक्त हनुमान हाथ जोड़कर श्रोता के रूप में विराजमान हैं। भरत के नीचे सुगीव ओर 
शुष्म के नीचे विभीषण बैठे हुए ह । भगवान श्रीराम के पीछे के भाग में हाथ में छत्र चामर लेकर लक्ष्मण 
जी खड़े हुए हैं । उनके नीचे तालवृक्ष के बनाए हुए पंखे लेकर भरत-शु्रष्न, दोनों भाई खड़े हैं । ऐसा 
होने पर भरत-लक्ष्मण-शतष्न से एक दूसरा भी त्रिकोण बन जाता है । (एतरुघ्न-भरत-हनुमान का एक 
त्रिकोण और सुग्रीव-विभीषण-लक्ष्मण का दूसरा त्रिकोण) | इस तरह आरंभ में बटकोण में यह न 
अपने दीर्घं अंगों से अर्थात्‌ अपने बीज मन्त्र रूप दीर्घ अक्षरों के परिघ में आबद्ध हो जाते हैं । 
द्वितीयं वासुदेवाद्यैराग्नेयादिषु संयुतः । 
तृतीयं वायुसूनुं च सुग्रीवं भरतं तथा ॥35॥ 
बिभीषणं लक्ष्मणं च अङ्गदं चारिमर्दनम्‌ । 
जाम्बवन्तं च तैर्युक्तस्ततो धृष्टिर्जयन्तकः ॥३७॥ 
विजयश्च सुराष्ट्रश्न राष्ट्रवर्धन एव च । 
अशोको धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चैभिरावृतः ॥37॥ 
दूसरा आवरण आग्नेय आदि दिशाओं में वासुदेव, संकर्षण, प्रच्ुम्न और अनिरुद्ध से युक्त है | 
तीसरे आवरण में हनुमान, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अंगद, शत्रुघ्न और जाम्बवान स्थित हैं । 
इसके अतिरिक्त धृष्टि, जयन्तक, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अशोक, धर्मपाल, सुमन्त्र-इन लोगों से 
घिरे होने पर भी यह तृतीय आवरण की स्थिति होती है । 
ततः सहस्त्रदृग्वह्निधर्मज्ञो वरुणोऽनिलः । 
इन््वीशधात्रनन्ताश्च दशभिश्चैभिरावृतः ॥38॥ 
बहिस्तदायुधैः पूज्यो नीलादिभिरलंकृतः । 
'बसिष्ठवामदेवादिमुनिभिः समुपासितः ॥39॥ 
चौथे आवरण की स्थिति तब बनती है जब हजार आँखों वाले इन्द्र, आग्नि, धर्मराज, वरुण, 
निति, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्म, ईशान और अनन्त-इन दसों दिक्मालों से राम घिरे हुए हैं। इन 
दिक्पाल आदि के बाहर के भाग में उनके आयुध रखे हुए होते हैं और उन आयुधों से तथा नल आदि 
वानरों से घिरे हुए होने से वे पूजनीय श्रीराम जी शोभायमान मालूम पड़े रहे हैं । इसी के बाद वसिष्ठ, 
वामदेव और ऋषिगण भी श्री रामजी की उपासना में सम्मिलित हो रहे हैं । 
एवमुद्देशतः प्रोक्तं निर्देशस्तस्य चाधुना । 
त्रिरेखापुटमालिख्य मध्ये तारद्वयं लिखेत्‌ ॥40॥ 
तन्मध्ये नीजमालिख्य तदधः साध्यमालिखेत्‌ । 
द्वितीयान्तं च तस्योर्ध्वं षष्ठयन्तं साधकं तथा ॥4 ॥ 
इस प्रकार संक्षेप में यहाँ पूजायंत्र का निर्देश किया गया । अब उसके पूरे रूप को बताया जा रहा 
है---सम रेखा वाले दो त्रिकोण बनाकर उनके बीच अलग-अलग दो प्रणवों को लिखना चाहिए । उन 
दोनों के बीच आद्यबीज 'रं' का उल्लेख करें। उसके नीचे साध्य किया जाने वाला कार्य ल 
आद्बीज के ऊपर के भाग में साधक का नाम षष्ठयन्त तथा इसके नीचे साध्य का द्वितीयान्त रूप 


उल्लेख करें । 
कुरु द्वयं च तत्पार्श्व लिखेद्वीजान्तरे रमाम्‌। 
तत्सर्व प्रणवाभ्यां च वेष्टयेच्छुद्धबुद्धिमान्‌ ॥4 2॥ 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


दीर्घभाजि षडस्रे तु लिखेदबीजं हृदादिभिः । 
कोणपार्श्चे रमामाये तदग्रेऽनङ्गमालिखेत्‌ ॥43॥ 
फिर उसके दाहिने और बाँये पार्श्वभाग में 'कुरु' शब्द दो बार लिखें । बीज के मध्य में और साध्य 
के ऊपर की ओर श्री बीज (श्री) लिखें । बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इन सभी को इस प्रकार 
लिखे जिससे कि यह सब दोनों प्रणवों से वेष्टित (आवृत) रहे | इसके बाद मूल बीज को छहों कोनों 
पर दीर्घस्वर में लिखें और इसके साथ ही एक-एक के साथ 'रां रामाय नमः” आदि (छहों बीजों के 
साथ) भी लिखें। कोणों के पार्शवभागों में भी रमा= श्रीं, माया = हीं, उसके आगे के भाग में 
अनंग = क्लीं लिखें । 
क्रोधं कोणाग्रान्तरेषु लिख्य मन्त्र्यभितो गिरम्‌ । 
वृत्तत्रयं साष्टपत्रं सरोजे विलिखेत्स्वरान्‌ ॥44॥ 
केसरे चाष्टपत्रे च वर्गाष्टकमथालिखेत्‌ । 
तेषु मालामनोरवर्णान्विलिखेदूर्मिसंख्यया ॥45॥ 
अन्ते पञ्चक्षराण्येबं पुनरष्टदलं लिखेत्‌ । 
तेषु नारायणाष्टार्णाल्लिख्य तत्केसरे रमाम्‌ ॥46॥ 
तद्बडि्वादशदलं विलिखेद्‌ द्वादशाक्षरम्‌ । 
अधोंनमो भगवते वासुदेवाय इत्ययम्‌ ॥4 7॥ 
कोणों के अगले और अन्दर के भागों में ्रोधबीज = हुं लिखें । उसकी दोनों तरफ सटकर गिरा 
का बीज = ऐं लिखें। फिर तीन गोलाकार रेखाएँ बनाएँ । इन वर्तुलों के साथ अष्टदल कमल बनाएँ | 


588 


पाच ही वर्ण रह जाएँगे। अब पहले की तरह फिर से एक अष्टदल कमल बनाएँ । उसकी पंखुड़ियों 
पर 3 नमो नारायणाय” मन्त्र का एक-एक अक्षर प्रत्येक दल पर लिखें। और केसर पर 
रमाबीज = श्रीं लिखें । फिर उसके बाहर के भाग में बारह दलों वाला कमल बनाएँ । तथा उसके प्रत्येक 
दल पर 3% नमो भगवते वासुदेवाय” इस बारह अक्षर के मन्त्र का एक-एक अक्षर लिखें । 

आदिक्षान्तान्केसरेषु वृत्ताकारेण संलिखेत्‌ । 

तद्बहिः षोडशदलं लिख्य तत्केसरे हियम्‌ ॥48॥ 

वर्मातरनतिसंयुक्तं दलेषु द्वादशाक्षरम्‌ । 

त्सिन्यिष्ि तत्सन्धिष्विरजादीनां मन्त्रान्मन्त्री समालिखेत्‌ ॥4 9॥ 

है स भं ब्रं ल॑ अं श्रं ज्रं च लिखेत्सम्यक्ततो बहिः । 

द्वात्रिंशारं महापद्मं नादबिन्दुसमायुतम्‌ ॥5०॥ 

ड > बारह दलवाले कमल के केसरं में 'अ' से लेकर क्ष' तक के वर्णो--]6 स्वरों और 
हे व्यंजनों को गोलाकार में लिखें। (एक-एक केसर में चार-चार और अन्तिम केसर में सात वर्ण 
ड हक ह और एक सोलह दलवाला ल बनायें । और उसके सोलहों दलों में एक- 
Ce pa प ॐ हीं भरताग्रज राम क्लीं स्वाहा' और हुंफट्‌ नमः” 
od सन्धिभाग हनुमान के बीज मन्त्र को और धृष्टि आदि बीजमन्त्रों को लिखें । 

| इस मकार 6 उ स भ न त अं, श्रं और ब्रं | यह मन्त्र लिखने के पश्चात्‌ 


_ RRR 


चतुर्थोपनिषत्‌] रामपर्वतापिन्युपनिषत्‌ (56) 589 
इसके बाहर बत्तीस अरों वाला नादबिन्दु से युक्त महापद्म बनाएँ । अर्थात्‌ 
“ॐ आं' ऐसे दीर्घ बिन्दु से युक्त मन्त्रराज हो, इस तरह बत्तीस दलों 
विलिखेनमन्त्रराजार्णास्तेषु पत्रेषु यत्नतः । 
ध्यायेदष्टवसूनेकादशरुद्रांश्च तत्र च्च ॥5IN 
द्वादशेनांश्च धातारं वषट्कारं च तद्बहिः । 
भूगृहं वञ्रशूलाढ्यं रेखात्रयसमन्वितम्‌ ॥52॥ 
दवारोपेतं च राश्यादिभूषितं फणिसंयुतम्‌ । 
अनन्तो वासुकिश्चैव तक्षः कर्कोटपदाकः । ।53॥ 
महापद्मश्च शङ्कुश्च गुलिकोऽष्टौ प्रकीर्तिताः । 
एवं मण्डलमालिख्य तस्य दिक्षु विदिक्षु च ॥54॥ 


फिर उस महापद्म की पँखुड़ियों पर प्रयलपूर्वक नारसिह मन्त्रराज का उल्लेख करे । वहाँ आठ 

वसुओं, एकादश रुद्रों, बारह आदित्यों तथा उन सबके धाता वषट्कार का न्यास तथा ध्यान करें । (ध्रुव- 
धर-सोम-आप-अनिल-अनल-्रत्यूष-प्रकास--ये आठ वसु ह । हर-बहुरूप-त्यम्बक-अपराजित-शम्भु- 
वृषाकपि-कपदी-दैवज्ञ-मृगव्याध-शर्व-कपाली--ये एकादश रद्र हैं। धाता-अर्यमा-मित्र-वरुण-अंश- 
भग-इनद्र-विवस्वान्‌-पूषा-पर्जन्य-त्वष्टा-विष्णु ये बारह आदित्य है) | इस बत्तीस दल वाले कमल के 
बाहर के भाग में भूगृह मन्त्र लिखें उस मन्त्र के चारों ओर व्र तथा कोषों के शूल चिह बनाएँ । (वज्र से 
लेकर शूल तक के आठ दिक्यालों के आयुधों से युक्त करें अथवा हर एक द्वार पर वज्र और शूल का चिह्न 
अंकित करें) । उस भूगृह मन्त्र को तीन रेखाओं से भी युक्त करें | (ये रेखाएं सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ इन तीन 
गुणों की प्रेरक हैं) | मण्डप की तरह इसमें भी द्वार निर्मित करें, द्वार में भूगह को राशि आदि से अलंकृत 
करें | उसे आठों दिशाओं और कोनों (विदिशाओं) में आठ नागों ने धारण किया हुआ है | ये नाग-- 
अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख तथा गुलिक हैं। 

नारसिंहं च वाराहं लिखेनमन्त्रह्वयं तथा । 

कूटो रेफानुग्रहेन्दुनादशक्त्यादिभिर्युतः ॥55॥ 

यो नृसिंहः समाख्यातो ग्रहमारणकर्मणि । 

अन्त्यार्घीशवियदबिन्दुनादैर्बीजं च सौकरम्‌॥56॥ 

भूगृह मन्त्र के चारों ओर नारसिंह बीजमन्त्र तथा कोणों में वाराह बीजमन्त्र लिखें । ह नारसिंह 

बीजमन्त्र-कूट (क्षकार), रेफ (रकार), अनुग्रह (औँ) , इन्दु (अनुस्वार), नाद ( ध्वनि) और शक्ति 
(माया) से युक्त होना चाहिए | (वह 'क्लौ' या 'क्ष्ष्य्रौ” जैसा होगा) । यह मन्त्र ग्रहबाधा दूर करने या 
शत्रुमारण के लिए तथा अभिलषित को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है | डक जो (दूसरा) 
अन्त्यार्धश“वराह का बीजमन्त्र हुं! है (अन्त्यवर्ण = ह्‌ और अधीश = 'उ' वह अनुस्वार 
सहित = हुं' होता है) वह नाद और शक्ति से युक्त होकर वाराह बीजमन्त्र बनता छ 

हुंकारं चात्र रामस्य मालामन्त्रोऽधुनेरितः । 

तारो नतिश्च निद्रायाः स्मृतिमेदश्च कामिका ॥57॥ 


रुद्रेण संयुता वह्लिमेधामरविभूषिता । 
दीर्घा क्रूरयुता ह्लादिन्यथो दीर्घसमायुता ॥58॥ 


उस पर (हर एक वर्ण पर) 
में मन्त्रों के अक्षरों को लिखें । 


590 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


रुधा क्रोधिन्यमोघा च विश्वमप्यथ मेधया । 
युक्ता दीर्घज्वालिनी च सुसूक्ष्म मृत्युरूपिणी ॥59॥ 
` इस यंत्र के कोणों पर हुं! भी लिखें । अब रामसम्बन्धी मालामन्त्र बताते हैं--इसमें तार = 3%, 
नति = नमः शब्द, निद्रा = भ, स्मृति = ग, मेद = व, कामिका = त्‌, तथा रुद्र = ए आते हैं । फिर 
बाद में अग्नि = र, मेधा = घ्‌, अमर = उ के साथ दीर्घकाल चन्द्रमा = न के ऊपर अनुस्वार से युक्त 
किया जाता है | फिर ह्लादिनी = द के बाद दीर्घकाल = न और मानदा कला = आ होती है। इसके 
बाद क्षुधा = य है । (इन सबको मिलाकर--*३% नमो भगवते रघुनन्दनाय' इस मन्त्र को सिद्धि होती 
है) | अब इसके बाद क्रोधिनी = र, अमोघा =क्ष्‌, विश्व= ओ, मेधा = घ्‌ से अलंकृत है। फिर 
दीर्घा = न, वह्िकला.= व, और सूक्ष्मरुद्र = इ से युक्त होता है । फिर जो मृत्युरूपिणी कला = श्‌ है 
वह फिर 
सप्रतिष्ठा ह्रादिनी त्ववक्ष्वेलप्रीतिश्च सामरा । 
ज्योतिस्तीक्ष्णाग्निसंयुक्ता श्रेतानुस्वारसंयुता ॥6 0॥ 
कामिकापञ्जमूलान्तस्तान्तान्तो थान्त इत्यथ । 
स सानन्तो दीर्घयुतो वायुः सूक्ष्मयुतो विषः ॥6॥ 
कामिका कामका रुद्रयुक्ताथोऽथ स्थिरातपा । 
तापिनी दीर्घयुक्ता भूरनलोऽनन्तगोऽनिलः ॥6 2॥ 
नारायणात्मकः कालः प्राणाम्भो विद्यया युतः । 
पीतारातिस्तथा लान्तो योन्या युक्तस्ततो नतिः ॥6३॥ 
प्रतिष्ठा = 'अ'कार के साथ युक्त हो जाती है (अर्थात्‌ पूरा “श' हो जाता है)। अन्त में 
हादिनी = दा और त्वक्‌ = य है । (ये सब मिलकर 'रक्षोघ्नविशदाय' इतना मन्त्र भाग सिद्ध होता है) । 
` अब क्षवेल = म, प्रीति= ध्‌, अमर = उ, ज्योति = र, तीक्ष्णा = प्‌, अग्नि = र, अनुस्वारयुक्त 
रेता = सं, फिर तवर्गीय पाँचवाँ वर्ण = न, लकार के बाद का वर्ण = व, तवीय त्‌ के आगे तीसरा 
वर्ण= द, और इसके भी बाद का वर्ण=न्‌, इसके बाद अनन्त = आ जोड़ा जाता है। फिर 
दर्षस्वर = आ से वायु = य जोड़ा जाता है। फिर हस्व इकारं से जोड़ा हुआ विष = म्‌ है। फिर 
कामिका = त, और बाद में रुद्र = ए से जोड़ा हुआ कामिका = त होता है । बाद में स्थिरा = ज, और 
बाद में ए मात्रा से युक्त 'स' कार है । (इन सब से 'मधुरप्रसन्नवदनायामिततेजसे'--यह मन्त्रभाग बनता 
है) | इसके बाद, तापिनी = ब, दीर्ष = ल, भू = आ और अनिल = य लगाने से 'बलाय' का मन्त्र 
भाग सिद्ध होता है । फिर अनन्तग अनल = आकार के साथ रेफ = रकार आता है (रा आता है) | फिर 
नारायणात्मक आकार के साथ काल = 'म' को और प्राण = य को रखा जाता है । इन सबसे “रामाय' 
बनता है| बाद में विद्यायुक्त अम्भस्‌ = 'व'कार से जुड़ा हुआ 'इ' आता है। बाद में पीता = 'ष्‌', 
राति='ण' और ल के बाद का वर्ण= 'व' योनि = ए से जुड़ा हुआ आता है और अन्त में 
प्रणामवाचक नम: शब्द तथा प्रणव आता है.। 
सप्तचत्वारिंशद्वर्णगुणान्तः स्पृङ्मनुः स्वयम्‌ । 
राज्याभिषिक्तस्य तस्य रामस्योक्तक्रमाल्लिखेत्‌ ॥64॥ 
इदं सर्वात्मकं यन्त्रं प्रागुर्तमृषिसेवितम्‌ । 
सेवकानां मोक्षकरमायुरारोग्यवर्धनम्‌ ॥6 5॥ 


पञ्चमोपनिषत्‌] रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ (56) 59] 


अपुत्राणां पुत्रदं च बहुना किमनेन वै। 
प्राप्नुवन्ति क्षणात्सम्यगत्र धर्मादिकानपि ॥66॥ 
इदं रहस्यं परममीश्वेरणापि दुर्गमम्‌ । 

इदं यन्त्रं समाख्यातं न देयं प्राकृते जने ॥67॥ 


इति चतुर्थोपनिषद्‌। 


J 5 0, 
hs 


राम का यह मालामन्त्र सैंतालीस अक्षरों वाला है-“३% नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्न- 
विशदाय मधुरप्रसन्रवदनायामिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नम: ३% | यह मालामन्त्र राज्याभिषिक्त 
श्रीराम से सम्बन्ध रखता है । सगुण होते हुए भी यह मन्त्र साधकों को त्रिगुणात्मक माया के बन्धनों से 
मुक्त करा देने वाला है। इस मन्त्र को पूर्वोक्त क्रमानुसार ही लिखना चाहिए | ऊपर निरूपित यंत्र भी 
सर्वात्मक है । ऋषि-मुनियों ने इस यन्त्र की साधना की है | यह उपासकों को मोक्ष प्रदान करने वाला 
हैं तथा आरोग्य एवं आयु को बढ़ाने वाला है। यह निःसन्तानों को सन्तान देने वाला है तथा और 
अधिक क्या कहा जाए, इस मन्त्र का साधक जल्द से जल्द इन सभी पदार्थों को प्राप्त कर सकता है । 
इसका साधक धर्म-ज्ञान-वैराग्यादि अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है । यह अतिरहस्यपूर्ण 
गोपनीय यंत्र दीक्षा लिए बिना तो परम विद्वान्‌ के लिए भी संभव नहीं है । पात्रतारहित सामान्य (प्राकृत) 
जनों को तो इसका उपदेश कभी भी नहीं देना चाहिए । 


यहाँ चतुर्थोपदेश पूरा होता है । 
र 
पञ्चमोपनिषत्‌ 


ॐ भूतादिकं शोधयेदट्वारपूजां कृत्वा पद्माद्यासनस्थः प्रसन्नः । 

अर्चाविधावस्य पीठाधरोर्ध्वपार्श्वार्चनं मध्यपद्यार्चनं च ॥।॥ 

कृत्वा मृदुश्लक्ष्णसुतूलिकायां रत्नासने देशिकमर्चयित्वा । 

शक्तिं चाधाराख्यकां कूर्मनागौ पृथिव्यब्जे स्वासनाधः प्रकल्प्य ॥2॥ 

साधक पद्मासन लगाकर बैठे और चित्त को प्रसन्न रखकर सभी तत्वों की शुद्धि (शोधन) करे | 

भगवान्‌ श्रीराम की पूजाविधि में सिंहासन पीठ के नीचे के भाग की, ऊपर के भाग की और दोनों पार्श्ै 
के भाग की पूजा करने का विधान किया गया है | पीठ के ऊपर के भाग में मध्य में अवस्थित आठ 
दल वाले कमल की भी साधक पूजा करे | रत्नजडित सिंहासन पर कोमल चिकनी तूलिका (रुईदार 
गुदगुदी गद्दी) बनाकर उसके ऊपर परमात्मस्वरूप आचार्य का पूजन करे | बाद में पीठ के नीचे वाले 
भाग में इष्टदेव के आसन के नीचे आधारशक्ति, कूर्म, नाग और पृथ्वीमय कमलद्वय की भावना करके 
उसको पूजा करे | 

विघ्नेशं दुर्गा क्षेत्रपालं च वाणीं बीजादिकांश्चाग्निदेशादिकांश्च । 

पीठस्याङि्रष्वेव धर्मादिकांश्च नत्वा पू्वाद्यासु दिक्ष्वर्चयेच्च ॥3॥ 

मध्ये क्रमादर्कविध्वग्नितेजांस्युपर्युपर्यादिमैरचितानि । 


रजः सत्त्वं तम एतानि वृत्तत्रयं बीजाढ्यं क्रमाद्धावयेच्च ॥4॥ 


592 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ . 


विश्वः गणपति, क्षेत्रपाल, दुर्गा और वाणी के साथ आरम्भ में बीज लगाकर चतुर्थ्यन्त का 
प्रयोग करके आग्नेय आदि दिशाओं में पूजन-अर्जन करे । तदुपरान्त पीठ के पादों में अवस्थित धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष का नमस्कारपू्वक पूजन पूर्वादि दिशाओं में करे । ( धर्म- अर्थ-काम-मोक्ष के बदले 
कुछ लोग यहाँ धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य--ये चार भी लेते हैं) और पीठ के ऊपर के भाग के 
बीच में आदिम-पूज्य पुरुषों के द्वारा अर्जित ऐसे सूर्य, चन्द्र और अग्नि का पूजन करे । यन्त्र में 
प्रतिष्ठित सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌-इन तीन गुणों के प्रतीक रूप तीन वृत्तों का भी बीजमन्त्रों के साथ 
पूजन एवं चिन्तन करे। 
आशाव्याशास्वप्यथात्मानमन्तरात्मानं वा परमात्मानमन्तः । 
ज्ञानात्मानं चार्चयेत्तस्य दिक्षु मायाविद्ये ये कलापारतत्त्वे ॥5॥ 
सम्पूजयेद्विमलादींश्च शक्तीरभ्यर्चयेद्देवमावाहयेच्च । 
अङ्गव्यूहानिलजाद्यैश्च पूज्य धृष्ट्यादिकैर्लोकपालैस्तदस्त्रैः ॥6॥ 
चसिष्ठद्यर्मुनिभिर्नीलमुख्यैराराधयेद्राघवं चन्दनाद्यैः । 
मुख्योपहारैर्विविधैश्च पूज्यैस्तस्मै जपादीश्च सम्यक्प्रकल्प्य ॥7॥ 
तदनन्तर कोणों और दिशाओं में बनाए गए अष्टदलों का पूजन करे । इनमें कोणस्थित दलों का 
आग्नेय से प्रारंभ करके क्रमश: आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा के रूप में पूजन करे । 
मायातत्त्व, कलातत्त्त और परतत्त्व की क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में पूजा करे | इसके बाद विमलादि 
शक्तियों का विधिपुरःसर अर्चन करे । प्रधान देवता के आवाहन-अर्चन के बाद जल से हृदय-मस्तकादि 
अंगव्यूहों की पूजा करे । धृष्टि.आदि दश लोकपालों, इन्द्रादि गणों, उनके वञ्रादि आयुधों, वसिष्ठादि 
ऋषिगणों तथा नीलादि वानरों के साथ उपस्थित भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी की चन्दनादि विविध पूजा 
उपचारों के साथ तथा नानाविध उपहारों के साथ पूजा करे । उसी के साथ विधि-विधानपूर्वक आराधना- 
जप आदि भी उन्हें समर्पित करे। 
एवंभूतं जगदाधारभूतं रामं वन्दे सच्चिदानन्दरूपम्‌ । 
गदारिशङ्खाब्जधरं भवारिं स यो ध्यायेन्मोक्षमाप्नोति सर्वः ॥8॥ 
विश्वव्यापी राघवो यस्तदानीमन्तर्दधे शङ्खचक्रे गदाब्जे । 
धृत्वा रमासहितः सानुजश्च सपत्तनः सानुगः सर्वलोकी ॥9॥ 
तद्भक्ता ये लब्धकामाश्च भुक्त्वा तथा पदं परमं यान्ति ते च। 
इमा ऋचः सर्वकामार्थदाश्च ये ते पठन्त्यमला यान्ति मोक्षम्‌ ॥॥ 0॥ 
इति पञ्चमोपदेशः । 
इति रामपूर्वतापिन्युपनिषत्समाप्ता । 
~> 
श्रीरामचन्द्र जी, जो हाथों में गदा, शंख और कमल को धारण किए हुए हैं, जो जगत्‌ के 
अवलम्बनरूप हैं, जो सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, जो इस भवसागर के शत्रु से मुक्ति देने वाले हैं, उनका 
मैं वन्दन करता हूँ। उनका ध्यान करते हुए यह सभी जनगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं । लीलाकाल में 
सम्पूर्ण संसार में व्याप्त भगवान्‌ श्रीराम, जब उनका उपासक मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तब शरीर के 
साथ-साथ अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा अन्य आयुधों के साथ अन्तर्धान हो जाते हैं | अपने 


रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ BO 


स्वाभाविक (मूल) स्वरूप को धारण करके वे सीता के साथ परमधाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी के 
साथ उनके सभी परिवार, परिजन, सर्व बन्धुवर्ग, समग्र प्रजा तथा विभीषण आदि भी परमधाम में पहुँच 
गए। जो उनके भक्त हैं, वे इप्सित उपभोगों को प्राप्त करते हैं। वे भक्त उन्हें यहाँ भोगकर बाद में 
परमपद को प्राप्त करते हैं । सभी कामनाओं एवं सभी अर्थो की सिद्धि करने वाली इन ऋचाओं का पाठ 
करने वाले भक्तगण विशुद्ध अन्तःकरण से युक्त होकर मोक्षपद को प्राप्त हो जाते हैं । 


यहाँ पञ्चमोपनिषत्‌ पूरी हुई । 
यहाँ रामपूर्वातपिन्युपनिषत्‌ पूर्ण हुई । 
ww 
शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः.....देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


BR, की 


(57) रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


अथर्ववेदीय परम्परा वाली इस उपनिषद्‌ को कुछ लोग पूर्वतापनी का ही उत्तरभाग मान 
कर दोनों को एक उपनिषद्‌ मानते हैं, और कुछ लोग दोनों को अलग-अलग उपनिषद्‌ मानते हैं । 
हमने इनको पृथक्‌ मानकर अलग-अलग प्रस्तुत किया है। इसमें सर्वप्रथम बृहस्पति और 
याज्ञवल्क्य का संवाद है, इसके बाद में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का, फिर अत्रि तथा याज्ञवल्क्य 
का और फिर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद है । उपनिषद्‌ में कुल पाँच खण्ड हैं । इसमें कहा 
गया है कि यह शरीर ही कुरुक्षेत्र है, उसमें मुक्त जीवात्मा जहाँ रहता है, उसे ब्रह्म का अविमुक्त 
धाम कहा जाता है । जब मनुष्य का मरण होता है, तब उस धाम में ही रुद्र जीवात्मा को तारकब्रह्म 
का ज्ञान देते हैं, जिसे जानकर वह मुक्त होता है । गर्भवास जन्म-जरा-मरण और संसार का तारने 
वाला होने से वह तारक ब्रह्म कहलाता है । ३४ कार के 'अ' से लक्ष्मण, 'उ से शत्रुघ्न, 'म्‌' से 
भरत और अर्धमात्रा से ब्रह्मानन्द राम उत्पन्न हुए । श्रीराम के सान्निध्य से इस समग्र स्थावर-जंगम 
की उत्पत्ति-स्थिति-लय करने वाली प्रकृति सीतारूप में हुई । में राम और ३#कार हूँ--ऐसा 
कहने वाले संसारी नहीं हैं | उपर्युक्त अविमुक्त धाम वरणा और नासी में स्थित होने से उसे 
वाराणसी” कहते हैं | वरणा का अर्थ इन्द्रिय दोषों का वारण और “नाशी” का अर्थ पापनाशिनी 
है | वह स्थान दोनों भौहों के बीच में स्थित है राम बोलते हुए मरने वाला मुक्त होता है । राम ही 
परमानंदरूप पहा हैं। अखण्डैकरस आत्मा हैं | विष्णुशिवदेव जीव का अंतरात्मा है | यह 
सचराचर सब राम ही है । एक कण भी रामहीन नहीं है । 


® 


शान्तिपाठः 
३» भद्रं कर्णेभिः......शान्तिः (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (अथर्वशिर उपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमः खण्डः . 


बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यम्‌--यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां 
भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ ॥॥ 
` अविमुक्तं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । 
तस्माद्यत्र क्वचन गच्छति तदेव मन्येतेतीदं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं 
सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अत्र हि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं 
| ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा मोक्षी भवति। तस्मादविमुक्तमेव 
. निषेवेत । अविमुक्तं न विमुञ्चेत्‌ ॥2॥ 
एवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥३॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


द्वितीय: खण्ड:] रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (57) 595 


बृहस्पति ने याज्ञवल्क्य से कहा--'कुरु का (प्राणों का) क्षेत्र (स्थान) क्या है ? देवों का-- 
इन्द्रियों के देवयजन का क्या अर्थ होता है ? सभी प्राणियों का ब्रह्मसदन क्या है ?” तब याज्ञवल्क्य 
ने उत्तर दिया--'अविमुक्त ही प्राणों का क्षेत्र है । उसे ही इन्द्रियों का देवयजन कहा गया है । और वही 
समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन है । इसलिए मनुष्य जहाँ-कहीं भी जाता है, उसको वही समझना चाहिए । 
वह कुरुक्षेत्र ही (वह प्राणस्थान ही) इन्द्रियों का देवयजन है, और समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन 
(ब्रह्मस्थान) है । जब इस जगत्‌ में जीव के प्राणों का उत्क्रमण होता है, तब उस समय रुद्र उसको 
तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं । इससे वह जीव अमृतत्व को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है। 
इसलिए सबको अविमुक्त की ही उपासना करनी चाहिए | अविमुक्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए ।' तब 
बृहस्पति ने कहा-- हाँ याज्ञवल्क्य ! ऐसा ही है ।” 

यहाँ प्रथम खण्ड पूरा हुआ । 


द्वितीय: खण्डः 


अथ हैनं भरद्वाजः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं-किं तारकं किं तारयतीति ॥॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः--तारकं दीर्घानलं बिन्दुपूर्वकं दीर्घानलं पुनर्मायां 
नमश्चान्द्राय नमो भद्राय नमं इत्येतद्‌ ब्रह्मात्मकाः सच्चिदानन्दाख्या 
इत्युपासितव्यम्‌ ॥2॥ 

अकारः प्रथमाक्षरो भवति। उकारो द्वितीयाक्षरो भवति। मकार- 
स्तृतीयाक्षरो भवति । अर्धमात्रश्चतुर्थाक्षरो भवति । बिन्दुः पञ्जमाक्षरो 
भवति । नादः षष्ठाक्षरो भवति । तारकत्वात्तारको भवति । तदेव तारकं 
ब्रह्म त्वं विद्धि । तदेवोपासितव्यमिति ज्ञेयम्‌ । गर्भजन्मजरामरणसंसार- 
महद्धयात्‌ संतारयतीति । तस्मादुच्यते षडक्षरं तारकमिति ॥3॥ 

अब भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से पूछा-- तारक क्या है ? तारता कौन है ?' तब याज्ञवल्क्य ने 
कहा--'दीर्घ अनल बिन्दु से युक्त होता है, अर्थात रां जो है, उसके बाद दीर्घ अनल अर्थात्‌ रा और 
उसके बाद 'माय' और उसके बाद नम: बोलना चाहिए ('रां रामाय नमः'--ऐसे पूरा मन्त्र होता है) और 
भी राम के बाद 'चन्द्राय' या “भद्राय' लगाकर “नमः? लगाये जाने पर 'रां रामचन्द्राय नमः” और 'रां 
रामभद्राय नमः'--ऐसे मन्त्र बनते हैं । ये सब अक्षर ब्रह्मात्मक ही हैं, वे शब्द सच्चिदानन्द के ही 
वाचक हैं ऐसा मानकर उपासना करनी चाहिए । 

(३% कार का) 'अ' कार पहला अक्षर होता है, 'उ' कार दूसरा अक्षर होता है, 'म' कार तीसरा 
अक्षर होता है, अर्धमात्र चौथा अक्षर होता है, बिन्दु पाँचवाँ अक्षर होता है, नाद छठा अक्षर होता है। 
तारण करता है इसलिए तारक कहलाता है । तुम उसी को तारक ब्रह्म के रूप में जानो वही उपासना 
करने योग्य है, ऐसा जानना चाहिए । गर्भवास-जन्म-मरण-संसार के महान्‌ भय से तारण करता है, 
इसीलिए इस षडक्षर मन्त्र को “तारक' कहा जाता है। 


य एतत्तारकं ब्रह्म ब्राह्मणो नित्यमधीते स पाप्मानं तरति स मृत्युं तरति स 
ब्रह्महत्यां तरति स भ्रूणहत्यां तरति स वीरहत्यां तरति स सर्वहत्यां तरति 
स संसारं तरति स सर्व तरति सोऽविमुक्तमाश्रितो भवति स महान्‌ भवति 
सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥4॥ 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जो कोई भी ब्राह्मण इस तारक का नित्य अध्ययन करता है, वह पापों को तैर जाता हैं, वह मृत्यु 
को तैर जाता है, वह ब्रहमहत्या के पाप को तैर जाता है, वह भ्रूणहत्या के पाप को तेर जाता है, वह 
वीरहत्या के पाप को पार करता है, वह सर्वहत्या के पाप को पार कर जाता हैं, वह संसार को तैर जाता 
है, वह सबको तैर जाता है, वह अविमुक्त का आश्रित हो जाता हैं, वह महान्‌ होता है और वह अमरपद 


को प्राप्त होता है । 
अत्रैते श्लोका भवन्ति 
अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिर्विश्रभावनः । 
उकाराक्षरसम्भूतः शन्रुध्नस्तैजसात्मकः ॥5॥ 
प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भवः । 
अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥6॥ 
` उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥7॥ 
सा सीता भवति ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिका । 
प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥8॥ इति ॥ 
इस विषय में ये शलोक कहे गए हें-3% कार के 'अ' कार अक्षर से 'विश्व'स्वरूप सौमित्र 
लक्ष्मणजी उत्पन्न हुए । “तैजस” स्वरूप शतरुष्न उ'कार से उत्पन्न हुए । ग्राज्ञ' स्वरूप भरत ने 'म' कार 
से जन्म लिया है और अर्धमात्रा स्वरूप राम तो ब्रह्मानन्दैकरस ही हैं । भगवान्‌ श्रीराम के सान्निध्य के 
कारण जगत्‌ के आधारस्वरूप तथा सभी प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकारिणी वह सीता 
उत्पन्न होती हैं | वह मूलप्रकृतिस्वरूपा हैं । राम के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से जुड़ी होने के कारण 
वह भी प्रणव रामरूप है, इसीलिए वह मूल प्रकृति है उसकी कोई प्रकृति (कारण) नहीं हो सकती | 
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व॑ तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्यं भवष्यदिति 
सर्वमोंकार एव। यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योंकार एवं सर्व ह्येतद्‌ 
ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥9॥ 


यह रा “ओम्‌' इस अक्षर स्वरूप ही है, इसका व्याख्यान यह है कि भूत, वर्तमान और 

भविष्य सब ओंकार ही है। और जो इन तीन कालों से परे है, वह भी तो ३शकार ही है। यह सब 
कुछ ब्रह्म ही है । यह जो हमारा आत्मा है, वह भी ब्रह्म है। वह आत्मा चार चरणों वाला है । 

जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः 

प्रथमः पादः ॥।0॥ 

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो 

द्वितीयः पादः ॥।॥ 

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । 

सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः 

प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥॥ 2॥ 

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि 

भूतानाम्‌ ॥॥ 3॥ 


पहला चरण जाग्रत्‌ स्थान का--स्थूलविश्व के स्थान में रहने वाला बाहर के पदार्थों का बोध कराने 


596 


द्वितीय: खण्डः] रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (57) 397 


वाला है। वह सात अंगों से (सात लोकों से या किरणों से) युक्त है। उसके उन्नीस मुख हैं (दस 
इन्द्रियाँ + पाँच प्राण + अन्तःकरणचतुष्टय = 9) | वह स्थूल पदार्थों का भोक्ता है। दूसरा चरण 
स्वप्नस्थानीय है । वह अन्तःप्ज्ञ - अव्यक्त विश्व रूप अधिष्ठान वाला है । इसके द्वारा अन्त:चक्षुओं से 
अदृश्य वस्तुओं का ज्ञान होता है । वह सूक्ष्म वस्तुओं का भोक्ता है । वह भी पहले चरण वाले की भाँति 
सात लोकों वाला तथा उन्नीस मुखों वाला ही होता है । वह ज्योतिर्मय है, वही 'तैजस' ब्रह्म का या आत्मा 
का दूसरा चरण है । जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी वस्तु को कामना नहीं करता और कोई 
स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी सुषुप्त अवस्था में जो एकाग्र वृत्तिवाला, प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप और आनन्दरूप 
ही है, और जो केवल आनन्द का ही भोगने वाला होता है, जिसका मुख चैतन्यमय ही है, वह प्राज्ञरूप 
उस ब्रह्म का तृतीय चरण है । यह ब्रह्म ही सबका ईश्वर है । यह सर्वज्ञ, अन्तर्यामी और संपूर्ण विश्व का 
कारण (मूल) है । यही सभी की (भूतों और प्राणियों की) उत्पत्ति-स्थिति-लय का कारण है । 

नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं न प्रज्ञानघन- 

मदृश्यमव्यवह्हार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं 

प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥।4॥ 

जो भीतर की या बाहर की प्रज्ञावाला नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञावाला नहीं है, जो ज्ञानरूप 

भी नहीं है और आज्ञानरूप भी नहीं है, जो प्रज्ञानघन अर्थात्‌ प्रकृष्ट ज्ञानराशि भी नहीं है, जो ज्ञानेन्द्रियों 
से भी नहीं जाना जा सकता और कर्मेन्द्रियों से भी नहीं जाना जा सकता | जो अदृष्ट, अव्यवहार्य, 
अग्राह्म, लक्षणरहित, विचार से परे है, अकथनीय है, जो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, 
जो संपूर्ण प्रपंचों का लयस्थान रूप है, जो शान्त, मंगलकर, अद्वैतरूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण 
है। वही आत्मा और वही परमात्मा है, वही जानने योग्य हे । 

सदोज्ज्वलोऽदिट्यातत्कार्यहीनः स्वात्मबन्धहरः सर्वदा द्वैतरहित आनन्द- 

रूपः सर्वाधिष्ठानसन्मात्रो निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति सम्भाव्यो- 

ऽहम्‌ ॥ 5॥ 

ओं तत्‌ सद्यत्‌ परं ब्रह्म रामचन्द्रश्चिदात्मकः । 

सोऽहमों तद्रामभद्रपरंज्योती रसोऽहमोम्‌ ॥॥ 6॥ 

इत्यात्मानमादाय मनसा ब्रह्मणैकी कुर्यात्‌ ॥। 7॥ 

सदैव उज्ज्वल, अविद्या और उसके कार्य से रहित, अपने आत्मा के बन्धन को दूर करने वाला, 

सर्वदा द्वैतरहित, आनन्दस्वरूप, सबके अधिछानरूप, सन्मात्र, अविद्या (अज्ञानरूपी अन्धकार) को 
और मोह को हटा देने वाला मैं आत्मा ही परमात्मरूप से संभाव्य (मानने लायक) हूँ । ३ तत्‌ संत्‌ 
रूप जो पखह्म है, जो चिन्मय श्री रामचन्द्र जी हैं, वही ओंकारस्वरूप मैं भी हूँ। रामभद्र रूप पर 
ज्योति’ मैं ही हूँ। वह रसस्वरूप मैं ही हूँ | इस प्रकार अपने मन में ध्यान करते हुए साधक अपने 
आत्मा को राम के साथ एकीभूत (अद्वैत) कर दे। 


सदा रामोऽहमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये । 
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः ॥॥ 8॥ 
इत्युपनिषत्‌ । य एवं वेद स मुक्तो भवतीति याज्ञवल्क्यः ॥।9॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


598 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जो साधक तत्त्व को समझते हुए सर्वदा 'मं राम ही हूँ.--एऐसा कहते हैं, सत्य कहा जाए तो बे 
संसारी हैं ही नहीं । निःसंदेह रूप से वे स्वयं राम ही हैं, ऐसा समझना चाहिए । यह ब्रहामात्र पर्यवसायी 
उपनिषद्‌ है । जो इसे इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो जाता है--ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा । 
यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त होता है । 
Ee 
तृतीयः खण्डः 

अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं-य एषोऽनन्तोऽव्यक्तपरिपूर्णानन्दैक- 

चिदात्मा तं कथमहं विजानीयामिति ॥।॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः-सोऽविमुक्त उपास्यो य एषोऽनन्तोऽव्यक्त 

आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति ॥2॥ 

सोऽविमुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ॥३॥ 

वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति ॥4॥ 

का वै वरणा का च नासीति ॥5॥ 

जन्मान्तरकृतान्‌ सर्वान्‌ दोषान्‌ वारयतीति तेन वरणा भवतीति । 

सर्वा्निन्द्रियकृतान्‌ पापान्‌ नाशयतीति तेन नासी भवतीति ॥6॥ 

अब अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा--जो यह अनन्त, अव्यक्त, परिपूर्ण, आनन्दस्वरूप, अद्वैत 

चिदात्मा है, उसे मैं किस तरह जान सकता हूँ ?' तब याज्ञवल्क्य ने कहा--'उस 'अविमुक्त' की 
उपासना करनी चाहिए | यह जो अनन्त और अव्यक्त आत्मा है, वह उस अविमुक्त में ही प्रतिष्ठित है । 
तब अत्रि ने पूछा--वह “अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित हुआ है ?' इस पर याज्ञवल्क्य बोले--'वह 
'वरणा' और 'नसी' के बीच प्रतिष्ठित हुआ है ।” तब अत्रि ने पुन: पूछा--'वरणा कौन है और नासी 
कौन है ?” तो याज्ञवल्क्य बोले--'जन्मजन्मान्तर में किए हुए सभी दोषों का वारण करती है इसलिए 
वह वारणा कहलाती है, और इन्द्रियं के द्वारा किए गए सभी पापों का वह नाश करती है, इसलिए 
वह “नासी” कहलाती है । 


कतमं चास्य स्थानं भवतीति ॥7॥ 

्रुवो्घ्राणस्य च यः सन्धिः, स एष द्यौर्लोकस्य परस्य च सन्धि- 

भवतीति । एतद्वै सन्धिं सन्ध्यां ब्रह्मविद उपासत इति । सोऽविमुक्त 

उपास्य इति । सोऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे यो वा एतदेवं वेद ॥8॥ 

दोनों भौहों को और नासिका की जहाँ पर सन्धि होती है, वही उसका स्थान है। वही 

्रहकपालस्थानीय चुलोक की तथा चुबुकस्थानीय भूलोक की सन्धि होती है । ब्रहाज्ञानी लोग इसी 
चुलोक और भूलोक की सन्धि की सन्ध्या समय में ्रूधाण के बीच उपासना करते हैं । उसी “अविमुक्त 
को उपासना करनी चाहिए । जो विद्वान्‌ इस प्रकार 'अविमुक्त' की यथार्थता को जानता है, वह अपने 
भक्तों को इस अविमुक्त ज्ञान का (अविमुक्त तत्त्व के साक्षात्कार के हेतुरूप ज्ञान का) उपदेश करता है 
(निर्विशेष आत्मा का-तारक ज्ञान का उपदेश करता है) और स्वयं भी निर्विशेष ब्रह्म हो जाता है | 

अथ तं प्रत्युवाच 

श्रीरामस्य मनुं काश्यां जजाप वृषभध्वजः । 


तृतीय: खण्डः] रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (57) 599 
मन्वन्तरसहस्त्रैस्तु जपहोमार्चनादिभिः ॥9॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः प्राह शङ्करम्‌ । 
वृणीष्व यदभीष्टं तद्दास्यामि परमेश्वर ॥।0॥ इति ॥ 

याज्ञवल्क्य ने अत्रि से उ यह कहा--'काशीपुरी में भगवान्‌ वृषभध्वज शिव ने श्रीराम के इस 
मन्त्र का जाप किया था । उन्होंने हजार मन्वन्तर काल तक जप-होम-पूजा से यह जाप किया, तब प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ श्रीराम शंकर से बोले-- हे परमेश्वर ! अपना मनोवांछित वर माँग लीजिए, मैं आपको 
वह दूँगा ।' 

अथ सच्चिदानन्दात्मानं श्रीराममीश्वरः पप्रच्छ 
मणिकर्ण्या मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः । 

म्रियते देहि तज्जन्तो्मुक्तिं नातो वरान्तरम्‌ ॥।॥ इति । 
अथ स होवाच श्रीरामः-- 

क्षेत्रेऽस्मिस्तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः । 
कृमिकीटादयोऽप्याशु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥।2॥ 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिसिद्धये । 

अहं संनिहितस्तत्र पाषाणप्रतिमाऽऽदिषु ॥। 3॥ 

तब सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीराम से ईश्वर (शिव) ने कहा--मेरे मणिकर्णिका के क्षेत्र में, गंगा के 
तट पर जो कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त करे, उसको मुक्ति दे दीजिए। और कोई वरदान मुझे नहीं 
चाहिए ।' तब श्रीराम ने कहा-- हे देवेश ! इस क्षेत्र में जहाँ-कहीं भी कीड़े-मकोड़े भी मरेंगे तो वे शीघ्र 
ही मुक्त हो जाएंगे । उनकी कोई दूसरी स्थिति नहीं होगी । आपके इस अविगुक्त क्षेत्र में सभी लोगों की 
मुक्ति को सिद्धि के लिए में वहाँ दी पत्थर की मूर्तियों में भी संनिहित ही रहूँगा ।' 

क्षेत्रेऽस्मिन्‌ योऽर्चयेद्भक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव । 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥।4॥ 
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वाऽपि ये लभन्ते षडक्षरम्‌। 
जीवन्तो मन्त्रसिद्धाः स्युर्मुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते ॥। 5॥ 
मुमूर्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ 
उपदेक्ष्मसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥॥ 6॥ 
इति श्रीरामचन्द्रेणोक्तम्‌। 

इति तृतीयः खण्डः । 

'हे शिव ! इस क्षेत्र में षडक्षर के द्वारा जो भी मेरी पूजा करेगा, उसे मैं ब्रह्महत्यादि पापों से मुक्त 
कर दूँगा, आपको इस विषय में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । आपसे या ब्रह्माजी से जो लोग 
इस षडक्षर मन््र को प्राप्त करेंगे वे जीते मनतरसिद्ध हो जाएंगे और मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगे । किसी 
भी मरणासन्न पुरुष के दाहिने कान में यदि आप मेरे इस मन्त्र का उपदेश करेंगे तो हे शिव ! वह मुक्त 
हो जाएगा ।'--ऐसा श्रीरामचन्द्र ने कहा । 

यहाँ तृतीय खण्ड पूरा हुआ | 


600 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चतुर्थः खण्डः 

अथ हैनं भरद्वाजो याज्ञवल्क्यमुवाच--अथ कैर्मन्त्रैः स्तुतः श्रीरामचन्द्रः 

प्रीतो भवति । स्वात्मानं दर्शयति तान्नो ब्रूहि भगवन्निति । 

स होवाच याज्ञवल्क्यः--पूर्वं सत्यलोके श्रीरामचन्द्रेणैवं शिक्षितो ब्रह्मा 

पुनरेतया गाथया नमस्करोति 

विश्वरूपधरं विष्णुं नारायणमनामयम्‌ । 

पूर्णानन्दैकविज्ञानं परब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 

मनसा संस्मरन्‌ ब्रह्मा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 

ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्रैतपरमानन्द आत्मा यत्परं ब्रह्म 

भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः ॥॥ 

( यथा प्रथममन्त्रोक्तावाद्यन्तौ तथा सर्वमन्त्रेषु ज्ञातव्यौ ) 

अब भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य से कहा--'े रामचन्द्र किन-किन मन्त्रों से स्तुति करने पर प्रसन्न 

होते हैं ? और अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं ? हे भगवन्‌ ! वह आप हमें बताइए ।' तब याज्ञवल्क्य 
ने कहा--प्राचीन समय में श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा उपदेश दिए गए ब्रह्माजी ने इस गाथा से उनकी स्तुति 
की है-- विश्व का रूप धारण करने वाले निष्कलंक, पूर्णानन्दस्वरूप, विज्ञानमात्र, परञ्रह्मरूप विष्णु 
का स्मरण करते हुए ब्रह्मा ने उन परमेश्वर को प्रसन्न किया-3% जो यह रामचन्द्र हैं, वह भगवान्‌ 
अद्वैत परनानन्द आत्मा है जो पखह्म है, ३७ भूर्भुव: स्व: उन्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो ।” (इसी 
` प्रकार के अब आगे दूसरे से लेकर अड़तालीस मन्त्रों तक ब्रह्माजी की स्तुति-गाथा है । इन मन्त्रं में 
आदिभाग और अन्तभाग तो प्रथम मन्त्र की तरह हीं हें । यथा--) 

न यश्चाखण्डैकरसात्मा.... ॥2॥ ....यच्च ब्रह्मानन्दामृतम्‌..... ॥3॥ 

EE यत्तारकं ब्रह्म..... ॥4॥ `....यो ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरो यः सर्व- 

देवात्मा..... ॥5॥ _ ....ये सर्वे वेदाः साङ्ाः सशाखाः सेतिहास- 


रात्मा..... ॥8॥ .....ये देवासुरमनुष्यादिभावाः..... ॥9॥ .....ये मत्स्य- 
कूर्माद्यवताराः.... ॥ 0॥ ....योऽन्तःकरणचतुष्टयात्मा..... ॥] 7॥ .....यश्च 
प्राणः... ॥] 2॥ .....यश्च यमः... ॥॥|3॥ ......यश्चान्तकः..... ॥] 4॥ 
ल यश्च मृत्युः... ॥] 5॥ .....यच्चामृतम्‌..... ॥ 6॥ .....यानि च पञ्च 
महाभूतानि... ॥] 7॥ ....यः स्थावरजङ्गमात्मा..... ॥ 8॥ .....ये पञ्जा- 
गयः... ॥9॥ ...याः सप्त महाव्याहृतयः... ॥20॥ ....या 


चैकादश रुद्राः..... ॥33॥ ....ये च द्वादशादित्याः..... ॥3 4॥ .....यच्च 
भूतं भव्यं भविष्यत्‌.... ॥35॥ -यदूब्रह्माण्डस्य बहिर्व्याप्तम्‌.... ॥36॥ 


पञ्चमः खण्डः] रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (57) 60] 
नर यो हिरण्यगर्भः..... ॥37॥ .....या प्रकृतिः..... ॥38॥ .....यश्नों- 


कारः..... ॥39॥ .....याश्चतस्तरोऽर्धमात्राः..... ॥40॥ .....य: परम- 
उुरुषः-.... ॥47॥ ....यश्च॒ महेश्वर:.... ॥42॥ ....यश्च महाः 
देवः..... ॥4३॥ ....य ॐ नमो भगवते वासुदेवाय..... ॥44॥ .....यो 
महाविष्णुः... ॥45॥ .....यः परमात्मा... ॥46॥ ....यो विज्ञा- 
नात्मा..... ॥47॥ 


ब्रह्म जी ने पारमार्थिक रूप से कैवल्य रूप होते हुए उस पखह्म की सगुण रूप में-भूः भुवः 

स्वः = त्रैलोक्यरूप देहधारी के रूप में भी स्तुति करके सविशेष और निर्विशेष दोनों को बार बार 
नमस्कार करते हुए जो त्रैलोक्यशरीरधारी विराट्‌, निष्कलंक, पूर्णानन्दस्वरूप, केवलविज्ञान-रूप, की 
स्तुति की कि वह ३% स्वरूप भगवान्‌ रामचन्द्र अट्रैत परमानन्दस्वरूप आत्मा पखहा, 
अखण्डैकरसात्मा, ब्रह्मानन्दामृत, तारकब्रह्म, ब्रह्म-विष्णु-महेशरूप, सर्वदेवात्मा, अंगों-शाखाओं- 
इतिहास-पुराणादि सर्व वेदरूप, जीवों के अन्तरात्मा, सभी भूतों के अन्तरात्मा, देव-असुर-मनुष्यादि के 
अस्तित्वरूप, मत्स्यकूर्मादि अवताररूप, अन्तःकरणचतुष्टय के आत्मरूप, प्राण, यम, अन्तक, वायु, 
मृत्यु, अमृत, जो महाभूत और स्थावर जंगम हैं, उनके आत्मा, पाँच अग्नि, सात प्रसिद्ध व्याहतियाँ, 
विद्या, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, जानकी, त्रैलोक्य, सूर्य,. चन्द्र, नक्षत्रगण, नवग्रह, आठ लोकपाल, 
आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, भूत-वर्तमान-भविष्यकाल, ब्रह्माण्ड के बाहर भी जो कुछ व्याप्त 
हैं वह, हिरण्यगर्भ, प्रकृति, ओंकार, चार अर्धमात्राएँ, परमपुरुष, महेश्वर, महादेव हें और जो ३% नमो 
भगवते वासुदेवाय है | जो महाविष्णु, परमात्मा, विज्ञानात्मा आदि सब कुछ हैं । 

३ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमानन्द आत्मा। यः 

सच्चिदानन्दाद्वैतैकचिदात्मा भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमोः नमः ॥ इति ॥ 

तान्‌ ब्रह्माऽब्रवीत्‌ । सप्तचत्वारिंशन्मन्त्रै्ित्यं देवं स्तुवध्वम्‌ । ततो देवः 

प्रीतो भवति । स्वात्मानं दर्शयति । तस्माद्य एतै्मनत्रै्नित्यं देवं स्तौति स 

देवं पश्यति सोऽमृतत्वं च गच्छतीति महोपनिषत्‌ ॥4 8॥ 

इति चतुर्थः खण्डः । 
जो यह रामचन्द्र हैं, वह भगवान्‌ अद्वैतरूप परमानन्दस्वरूप आत्मा ही हैं | जो सच्चिदानन्द 

अद्वैत चैतन्यस्वरूप हैं, वही त्रिभुवन (भू भुवः स्वः) के रूप में हुए हैं। श उन्हीं को बार-बार नमस्कार 
है--ऐसा उन देवों से ब्रह्मा जी ने कहा । सदैव इन उपर्युक्त सैंतालीस मन्त्रों से उस देव Ei स्तुति करो। 
इससे देव प्रसन्न होंगे और अपने स्वरूप को बताएँगे । इसलिए जो कोई भी इन मन्त्रों से उन देव की 
सतुति करेगा, वह देव का साक्षात्कार करेगा एवं अमृतत्व को प्रप्त करेगा । इस तरह यह महोपनिषत्‌ 


पूरी हुई । 
' यहाँ चौथा खण्ड पूरा हुआ । 
Es 
पञ्जमः खण्डः 
अथ हैनं भरद्वाजो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योबाच-श्रीराममन्त्रराजस्य 
माहात्म्यमनुब्रूहीति ॥॥॥ 


602 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अब भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य के पास जाकर कहा-श्रीराममन्त्रराज का माहात्म्य मुझे बताइए ।' 


स होवाच याज्ञवल्क्यः 

स्वप्रकाशः परंज्योतिः स्वानुभूत्येकचिन्मयः । 

तदेव रामचन्द्रस्य मनोराद्यक्षरः स्मृतः ॥2॥ 

अखण्डैकरसानन्दस्तारकब्रह्मवाचकः । 

रामायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्दचिदात्मकः ॥3॥ 

नमःपदं सुविज्ञेयं पूर्णानन्दैकविग्रहम्‌। 

सदा नमन्ति हदये सर्वे देवा मुमुक्षवः ॥।4॥ इति । 

तब याज्ञवल्क्य ने कहा--जो स्वप्रकाश है, जो ज्योतिस्वरूप है, जो स्वानुभूति से ही गम्य है, 

जो चिन्मय है वही श्रीरामचन्द्र के षडक्षर मन्त्र के आद्य बीजमन्त्र का अर्थ होता है । अब “रामाय' इन 
तीन अक्षरों का यह अर्थ है कि जो अखण्ड, एकरस, आनन्दरूप है और तारक ब्रह्म का वाचक है, 
वही सच्चिदानन्द रूप अर्थ “रामाय' इन तीन अक्षरों का होता है, ऐसा जानना चाहिए । और जो “नमः? 
पद है, उसे पूर्णानन्द स्वरूप ही जानना चाहिए । मुक्ति को चाहने वाले सभी देव भी ऐसे स्वरूप को 
हृदय में रखकर सदा नमस्कार करते हैं। 

य एतं मन्त्रराजं श्रीरामचन्द्रषडक्षरं नित्यमधीते । सोऽग्निपूतो भवति । स 

वायुपूतो भवति। स आदित्यपूतो भवति। स सोमपूतो भवति । स 

ब्रह्मपूतो भवति। स विष्णुपूतो भवति। स रुद्रपूतो भवति। स 

सर्वैर्दवैज्ञातो भवति । स सर्वक्रतुभिरिष्टवान्‌ भवति । तेनेतिहासपुराणानां 

रुद्राणां शतसहस्त्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । श्रीरामचन्द्रमनुस्मरणेन 

गायत्र्याः शतसहस्त्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतकोटि- 

जप्ता भवन्ति। दश पूर्वान्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति। स॒ पङ्क्तिपावनो 

भवति । स महान्‌ भवति । सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥5॥ 


जो साधक श्रीराम के इस षडक्षरमनत्र को सदैव पढ़ता है, वह अग्नि जैसा पवित्र हो जाता है, 

वह वायु जैसा पवित्र हो जाता है, वह सूर्य जैसा पवित्र हो जाता है, वह चन्द्र जैसा पवित्र हो जाता है, 
वह ब्रह्मा जैसा पवित्र हो जाता है, वह विष्णु जैसा पवित्र हो जाता है, वह रुद्र जैसा पवित्र हो जाता 
है, वह सभी देवों के द्वारा जाना जाता है, वह सभी यज्ञों का करने वाला हो जाता है, उसको पुराणों 
और इतिहासों में कहे गए रुद्र के एक लाख मन्त्रजप के फल मिल जाते हैं । श्रीराम के इस षडक्षर मन्त्र 
के स्मरण से गायत्री-मन्त्र के एक लाख मन्त्रजाप के फल मिलते हैं । अयुत कोटि ओंकार जप का भी 
इससे फल मिल जाता है | यह मन्त्र साधक की पहले की दस और बाद की दस पीढ़ियों को भी पवित्र 
कर देता है । इसका साधक पंक्तिपावन--अपने सहपन्थियों को पवित्र करता है, वह महान्‌ बन जाता 
है । वह अमृतत्व को प्राप्त करता है । 

अत्रैव श्लोका भवन्ति 

गाए त्येषु शैवेषु शाक्तसौरेष्वभीष्टदः । 

वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलाधिकः ॥6॥ 

गाणपत्यादिमन्त्रेषु कोटिकोटिगुणाधिकः । 

मन्तरस्तेष्वप्यनायासफलदोऽयं षडक्षरः ॥7॥ 


हक! रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (57) 603 


षडक्षरोऽयं मन्त्रः स्यात्‌ सर्वाघौघनिवारणः । 
मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ॥8॥ 
कृतं दिने यहुरितं पक्षमासर्तुवर्षजम्‌ । 
सर्व दहति निःशेषं तूलाचलमिवानलः ॥9॥ 
गाणपत्यमन्तरों, शैवमन्नों, शाक्तमन्रों, सूर्यमन्त्रों, वैष्णवमन्रों और सभी अन्य मन्रो में भी यह 
षडक्षर राममन्त्र अभीष्ट फल और अधिक फल देने वाला है । गाणपत्य आदि मन्नों में करोड़ों-करोड़ों 
गुण वाले मू तो होते हैं, परन्तु उन ऐसे मन्त्रों में भी यह षडक्षर राममन्त्र तो अनायास ही फल देने 
वाला मन्त्र हैं। यह षडक्षर मन्त्र पापों के सर्वसमूहों का निवारण कर देने वाला है। सभी मन्त्रों में 
उत्तमोत्तम यह षडक्षर मन्त्र मन्त्रों का राजा कहा गया है। जो कुछ भी पाप दिन में, पक्ष में, मास में, 
ऋतु में या वर्ष में किया गया हो, उस पापसमूह को, जैसे रूई के पहाड़ को आग जला देती है, वैसे 
ही यह मन्त्र जला देता है। 
ब्रह्महत्यासहस्त्राणि ज्ञानाज्ञानकृतानि च । 
स्वर्णस्तेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च ॥।0॥ 
कोटिकोटिसहस्त्राणि उपपातकजान्यपि । 
सर्वाण्यपि प्रणश्यन्ति राममन्त्रानुकीर्तनात्‌ ॥। ।॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः कूश्माण्डब्रहाराक्षसाः । 
दूरादेव प्रधावन्ति राममन्त्रप्रभावतः ॥।2॥ 
ऐहलौकिकमैश्वर्य स्वर्गाद्यं पारलौकिकम्‌ । 
कैवल्यं भगवत्त्वं च मन्त्रोऽयं साधयिष्यति ॥॥ 3॥ 
जाने-अनजाने किए गए जो पाप हैं उनका और हजारों ब्रह्महत्या के पापों का तथा सुवर्ण की 
चोरी, सुरापान, गुरु की शय्या पर सोना--आदि कार्यो से उत्पन्न हुए पापों का और अन्यान्य लाखों- 
करोड़ों उपपातकों का भी इस षडक्षर राममन्त्र के जप के द्वारा नाश हो जाता है। इस मन्त्र-जाप से 
श्रीरामचन्द्र के प्रभाव से भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड और ब्रह्मराक्षस दूर से ही भाग जाते हैं। 
ऐहलौकिक ऐश्वर्य और स्वर्ग आदि पारलौकिक सुख तथा भगवत्ता तथा कैवल्य को भी यह मन्त्र सिद्ध 
कर सकता है | 
ग्राम्यारण्यपशुध्नत्वं संचितं दुरितं च यत्‌। 
मद्यपानेन यत्पापं तदप्याशु विनाशयेत्‌ ॥। 4॥ 
अभक्ष्यभक्षणोत्पन्नं मिथ्याज्ञानसमुद्भवम्‌। 
सर्व विलीयते राममन्त्रस्यास्यैव कीर्तनात्‌ ॥। 5॥ 
श्रोत्रियस्वर्णहरणाद्यच्च पापमुपस्थितम्‌। 
रत्नादेश्रापहारेण तदप्याशु विनाशयेत्‌ ॥। 6॥ 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं हत्वा च किल्बिषम्‌ । 
सञ्चिनोति नरो मोहाद्यद्यत्तदपि नाशयेत्‌ ॥॥ 7॥ 
ग्राम्य (पालतू) या अरण्य के पशुओं की हत्या से इकट्ठा किया गया पाप और मध्यपान का पाप 
भी यह मन्त्र सर्वथा नष्ट कर देता है। अभक्ष्य के भक्षण से उत्पन्न हुआ पाप और मिथ्याज्ञान से Ee 
हुआ पाप--यह सब इस राममज् के कीर्तन से नष्ट हो जाता है। श्रोत्रिय (शाख) का धन चुराने 


604 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जो पाप होता है, और रत्न आदि के लूटने से जो पाप होता है, यह सब भी इस मन्त्र के जपने से शीघ्र 
ही नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की मोहवश हत्या करके मनुष्य जो पाप इकट्ठा 
करता है, वह भी इस मन्त्र के जप से नष्ट हो जाता है। 

गत्वाऽपि मातरं मोहादगम्याश्चैव योषितः । 

उपास्यानेन मन्त्रेण रामस्तदपि नाशयेत्‌ ॥। 8॥ 

महापातकपापिष्ठसङ्कत्या सञ्चितं च यत्‌ । 

नाशयेत्तत्कथाऽऽलापशयनासनभोजनैः ॥। 9॥ 

पितृमातृवधोत्पन्नं बुद्धिपूर्वमघं च यत्‌। 

तदनुष्ठानमात्रेण सर्वमेतद्विलीयते ॥20॥ 

यत्‌ प्रयागादितीर्थोक्तिप्रायश्चित्तशतैरपि । 

नैवापनोद्यते पापं तदप्याशु विनाशयेत्‌ ॥2 7॥ 

माता के साथ संयोग करके भी और अगम्य अन्य खियों के साथ संभोग किये जाने पर भी इस 

मन्त्र को उपासना करने से राम ऐसे पापों का भी नाश कर देते हैं । किसी पापी मनुष्य के साथ संग 
करते हुए यदि वार्तालाप में, शयन में, आसन में या भोजनादि में जो भी पापों को एकत्रित क्रिया गया 
हो, उसे भी यह मन्त्र नाश कर देता है | पिता या माता के वध से उत्पन्न हुआ पाप और जो पाप 
बुद्धपूर्वक किया गया हो वह सब इस मन्त्र के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। जो पाप प्रयागादि तीथों 
में कहे गए प्रायश्चित्त करने से भी नष्ट नहीं होता, वह पाप भी यह मन्त्र शीघ्र नष्ट कर देता है । 

पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु कुरुक्षेत्रादिषु स्वयम्‌ । 

बुद्धिपूर्वमघं कृत्वा तदप्याशु विनाशयेत्‌ ॥2 2॥ 

कृच्छरस्तप्तपराकाद्यैर्नानाचान्द्रायणैरपि । 

पापं च नापनोद्यं यत्‌ तदप्याशु विनाशयेत्‌ ॥2 3॥ 

आत्मतुल्यसुवर्णादिदानैर्बहुविधैरपि । 

किञ्जिदप्यपरिक्षीणं तदप्याशु विनाशयेत्‌ ॥2 4॥ 

. अवस्थात्रितयेष्वेवं बुद्धिपूर्वमघं च यत्‌। 
तन्मन्त्रस्मरणेनैव निःशेषं प्रविलीयते ॥25॥ 


कुरुक्षेत्र आदि सभी पित्र तीर्थस्थलों में बुद्धिपूर्वक (जानबूझकर) किया हुआ पाप भी यह मन्त्र 

नष्ट कर देता है | जो पाप तप्तपराक आदि कष्टदायक प्रायश्वित्तों से और तरह-तरह के चान्द्रायण ब्रतों 
से भी नष्ट नहीं होता, उस पाप को भी यह मन्त्र शीघ्र नष्ट कर देता है । जो पाप अपने प्राण जैसे प्यारे 
स्वर्ण के और ऐसी ही प्रिय अन्य वस्तुओं के बहुत-बहुत दानों से भी लेशमात्र भी क्षीण नहीं हो सकता, 
वह पाप भी इस मन्त्र के द्वारा शीघ्र नष्ट हो जाता है । जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं में जो पाप बुद्धिपूर्वक 
किया गया हो, ऐसे पाप का भी इस मन्त्र के स्मरणमात्र से निःशेष रूप से ही नाश हो जाता है। 

अवस्थात्रितयेष्वेवं मूलबन्धमघं च यत्‌ । 

7 * नमन्त्रोपदेशेन सर्वमेतत्‌ प्रणश्यति ॥2 6॥ 

आनब्रह्मनीजदोषाश्च नियमातिक्रमोद्भवाः । 

सत्रीणां च पुरुषाणां च मन्त्रेणानेन नाशिताः ॥27॥ 

येषु येष्वपि देशेषु रामभद्र उपास्यते । 

दुर्भिक्षादिभयं तेषु न भवेत्तु कदाचन ॥28॥ 


पञ्मम: खण्ड:] रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (57) 605 


शान्तः प्रसन्नवदनो नक्रोधो भक्तवत्सलः । 

अनेन सदृशो मन्त्रो जगत्स्वपि न विद्यते ॥2 9॥ 

सम्यगाराधितो रामः प्रसीदत्येव सत्वरम्‌। 

ददात्यायुष्यमैश्वर्यमन्ते विष्णुपदं च यत्‌ ॥30॥ 

तीनों अवस्थाओं में इस तरह जो पाप मूलबन्ध को हो गया है » वह भी उस-उस मन्त्र के उपदेश-- 

जपादि अनुष्ठान से सब नष्ट हो जाता है । अनुष्ठान के नियमों का अतिक्रमण करके ब्रह्ममन्त्र से लेकर 
बीजमन्त्र सम्बन्ध तक के जो-जो दोष ख्त्रियों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा होते हैं वे सभी इस मन्त्र के द्वारा 
नष्ट हो जाते हैं । जिन-जिन देशों में रामभद्र की उपासना की जाती है, उन देशों में अकाल आदि का भय 
नहीं होता । इस मन्त्र के (देवता) जैसा शान्त, प्रसन्नवदन, अक्रोधी, भक्तवत्सल जगत्‌ में कहीं भी नहीं 
है । विधिपूर्वक अच्छी तरह से आराधित ऐसे श्रीराम शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को आयुष्य एवं 
ऐश्वर्य प्रदान कर अन्त में विष्णुपद (परमपद) भी प्रदान करते हैं । 

तदेतदूचाऽभ्युक्तम्‌- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ देवा अधि विश्चे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥3।॥ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 

दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥3 2॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 

विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥3 3॥ 

३% सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥34॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 
इति श्रीरामोत्तरतापिन्युपनिषत्समाप्ता । 

यही बात ऋचा में कही गई है--जिसमें समस्त देवगण अधिछित हैं उस अविनाशी परमव्योम 
में (परमधाम में) समग्र वेद (ज्ञानराशि) विद्यमान है जो लोग इसे नहीं जानते, वे केवल वेद-ऋचाओं 
के द्वारा क्या करेंगे ? पर जो उस परमधाम स्थिति को जान लेते हैं, वे सम्यक्‌ रूप से उसी तत्त्व में 
(परमात्मा में) कृतार्थ होकर निवास करते हैं | ......विष्णु का वह परमपद है जिसे विद्वान्‌ लोग चुलोक 
में फैले हुए चक्षु की तरह देखते हैं।......उसे ही भवत्रस्त और जागरूक ज्ञानी लोग प्रज्वलित करते 
हैं, वह विष्णु का परमपद है वह परमपद 3% है, ऐसा यह उपनिषद्‌ कहती है। 

यहाँ पंचम खण्ड पूरा हुआ | 
w 


शान्तिपाठः 
ॐ भ्रं कर्णेभिः.....देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
अ 


